निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 489 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


- - 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

15 अप्रील 2013 
सं0 निग / सारा - 6 - 16 / 2003 - 3025 ( एस) श्री चन्देश्वरी प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ 
प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल खगड़िया के पदस्थापनकाल काल में 485.64 मे0टन बल्क 
बिटुमेन के गबन एवं परिवहन शुल्क की नाजायज निकासी के आरोप के लिए सी0बी0आई0 द्वारा वृहद दण्ड की 
अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक - 4396 (एस) अनु० दिनांक 22.06.04 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 
43 ( बी ) के तहत संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या - 3935 ( एस ) - सहपठित ज्ञापांक - 3936 
( एस) दिनांक 01.04.11 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था : 

(i ) इनका पेंशन शून्य पर निर्धारित किया जाता है । 

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना में 
सी0डब्लू0जे0सी0सं0 - 9020 / 2011 दायर किया गया । माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 26 .08. 11 को पारित अपने 
आदेश में उक्त दंडादेश को निरस्त कर दिया गया । 

3. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 - 9020 / 2011 में पारित न्यायादेश दिनांक 26.08.11 के विरूद्ध विभाग द्वारा 
एल0पी0ए0सं0 - 813 / 2012 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18. 06.12 को खारिज किये 
जाने के उपरांत उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी०सं0 - 2884 / 2013 दायर किया 
गया जिसे दिनांक 01. 02. 13 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । 

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या - 3935 ( एस ) - सहपठित ज्ञापांक - 3936 
(एस) दिनांक 01.04.11 को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 489- 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


